निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 19 मार्च 2015 


( संo पटना 373) 


वित्त ( सांस्थिक वित्त ) विभाग 


अधिसूचना 

9 सितम्बर 2014 
सं008 / एन0बी0एफ0सी0 - 105 / 2014 - 1313 — चिट्स फंड अधिनियम 1982 की धारा-62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा निबंधक , सहयोग समितियाँ , बिहार को इस अधिनियम 
के अधीन निबंधक , चिट्स की शक्तियों एवं कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ निबंधक , चिट्स , बिहार अधिसूचित 
करते हैं । 
2. यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजित पुनहानी , सचिव (व्यय) । 


9th September 2014 
No. 08 /NBFC - 105 /2014 - 1313 — In exercise of the powers conferred by section 62 of The 
Chits Fund Act , 1982, the Governor of Bihar is hereby pleased to notify the Registrar of Co 
operative societies, Bihar as Registrar of Chits, Bihar for the purpose of discharging the powers and 
functions of Registrar of Chits under this Act . 
2 . It shall come into force from the date of issuance of the notification . 

By the order of the Governor, 
RAJIT PUNHANI, Secretary ( Expenditure ). 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 373-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


